सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


150 राँची , शुक्रवार , 


1 अप्रैल , 2022 ( ई ० ) 


- 


) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 
31 मार्च , 2022 


> 


संख्या - ख ० नि ० ( विविध ) -16 / 2022-738 / एम ० , -- सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि . 


द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत Category - II के बालूघाटों के संचालन के लिए MDO के चयन हेतु 


प्रकाशित निविदा के द्वितीय चरण के निविदा प्रक्रिया को संबंधित जिला के उपायुक्त के द्वारा पूरा 


किया जाएगा । निविदा प्रक्रिया को पूरा करने हेतु जिलास्तर पर संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत करते 
हुए एक निविदा समिति का गठन किया गया है । 

2. सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि . द्वारा बालूघाटों के संचालन हेतु MDO के 


चयन के लिए प्रकाशित निविदा का सभी स्तर पर निष्पादन e - tender के माध्यम से किया जाएगा । 


2 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अप्रैल , 2022 
3. सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि . द्वारा इस संदर्भ में एक Standard 


Operating Procedure ( SOP ) सभी उपायुक्तों को प्रेषित किया जाएगा । 

4. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक -30.03.2022 के मद संख्या -59 पर स्वीकृति 


प्रदत है । 


5. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूजा सिंघल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 150 -- 50 


